रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 21 , 2017 / फाल्गुन 30 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21 , 2017/ PHALGUNA 30, 1938 


सं . 813] 
No. 813 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 मार्च, 2017 
का . आ . 906 ( अ). आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड 
( ख ) के साथ पठित उप- धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, सामाजिक एवं आर्थिक 
कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर , एतद्द्वारा उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित 
तालिका के स्तंभ ( 2 ) में उल्लिखित अनुमोदित संस्थाओं को अधिसूचित करती है और उक्त संस्थाओं द्वारा जारी 
रखे जाने वाली पात्र परियाजनाओं या विनिर्दिष्ट स्कीमों और उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) में यथा उल्लिखित इनकी 
अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है और अनुमोदन की अवधि के लिए उक्त धारा 35कग के तहत कटौती के 
रु .प अनुमत की जाने वाली ऐसी लागत की अधिकतम राशि को सारणी के स्तंभ ( 4) में विनिर्दिष्ट भी करती है, 
अर्थात्: 

सारणी 
क्र . सं . संस्था /संगठन का नाम परियोजना या योजना और | धारा 35कग के तहत कटौती 

इसकी अनुमानित लागत के रु. प में अनुमत की जाने 

वाली लागत की अधिकतम 
राशि और अनुमोदन की 

___ अवधि 
| ( 1) | ( 2 ) 

(3 ) 

(4) 
| द डेवलपमेंट फॉर वूमन प्रोग्राम | थॉबल जिला , मणिपुर में अनाथ वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
सेंटर , थॉबल वांग्माटबा , पो . आ . | और भिन्न रु. प से सक्षम बच्चों 7. 47 करोड़ रुपए की लागत 


1569 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


थॉबल , जिला थॉबल , मणिपुर | के लिए घर , रिहायशी विद्यालय , अनुमोदित की गई 
795138 

| व्यावसायिक प्रशिक्षण और 
स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र और 
पुनर्वास केन्द्र की स्थापना 


2 


7.47 करोड़ रुपए 
|फ्रैंक मोरीज फाउंडेशन , फ्लैट संख्या | कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
3 -ई, द्वितीय तल , सेट्टलपुर मंसोर , | व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से 5. 00 करोड़ रुपए की लागत 
2 शिवासामी स्ट्रीट, माइलापोर . | ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक अनुमोदित की गई 
चेन्न्ई- 600004 

आर्थिक विकास - शिक्षा 
अवसंरचना विकास परियोजना 


5 .00 करोड़ रुपए 
महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल | महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
चैरिटेबल ट्रस्ट, पश्चिमी पंजाबी 

30 . 00 करोड़ रुपए की लागत 
बाग, रोहतक रोड, नई दिल्ली - | 30.00 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई 
110026 
सेवाभारती कोझिकोड माधवकृपा , | धनवंतरी अथुरा सेवा केन्द्रम वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
चलापुरम कोझिकोड, केरल - | ( डीएएसके ) 

3. 37 करोड़ रुपए की लागत 
673002 

अनुमोदित की गई 
| 3. 37 करोड़ रुपए 
चेंजिंग लाइव्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया | (1) मशरु. म उत्पादन प्रशिक्षण और वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
( सीएलटीआई), मिल्लत कालोनी , जैविक किचन गार्डन और 17. 87 लाख रुपए की लागत 
कांके, रांची- 834006 

जैविक रु. फ टॉप गार्डन अनुमोदित की गई 

प्रशिक्षण 
( 2) पौधरोपण 


की गई 


17.87 लाख रुपए 
| हिमोत्थान सोसाइटी 65, फेज II, I (1) द सेंट्रल हिमालयन वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
| वसंत विहार, देहरादून , 

। माइक्रोफाइनेंस एजुकेशन एंड || क्र . सं . ( 1) पर परियोजना 
उत्तराखण्ड- 248006 

लाइवस्टॉक इनिशेटिव 13.03 13. 03 करोड़ रुपए ( 2 ) 
करोड़ रुपए 

. 4. 60 करोड़ रुपए ( 3) 3. 28 
( 2) इंटिग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट 1 

लपमट करोड़ रुपए] 20. 91 करोड़ 
प्रोजेक्ट 4.60 करोड़ रुपए 

_ रुपए की लागत अनुमोदित 

. 
(3) वाटर, सैनिटेशन , हाइजीन । 

एंड लाइवलीहुड (वाश प्लस ) 

3. 28 करोड़ रुपए 
श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडल | मानसिक रु. प से बीमार सड़कों वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
साई रो - बंगलोज, बी - 4, | पर रहने वाले बेसहारा लोगों 5.02 करोड़ रुपए की लागत 
आनंदनगर सहयाद्री चौक, वासन | सहित बेघर और सामाजिक - अनुमोदित की गई 
आटोमोबाइल्स के पीछे. | आर्थिक रु. प से गरीब लोगों का 
नवानागपुर एमआईडीसी | पुनर्वास 
अहमदनगर - 414111 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 .02 करोड़ रुपए 
| प्रभा हीरा प्रतिष्ठान, पंधारपुर | मातृवन परियोजना - पश्चिमी वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
4588/1, गाटाडे प्लॉट ओल्ड | महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र 21 .91 करोड़ रुपए की 
कराड नाका, तहसील:पंधारपुर , | से एचआईवी संक्रमित बच्चों की लागत अनुमोदित की गई 
जिला- शोलापुर , महाराष्ट्र - | 

| देखभाल , सहायता , शिक्षा और 
413304 

प्रशिक्षण 


21. 91 करोड़ रुपए 
| लॉयंस क्लब ऑफ पूना आई | आई फाउंडेशन 

वित्त वर्ष 2016 -17 के लिए 
फाउंडेशन , मार्फत योगेश जे 

1. 62 करोड़ रुपए की लागत 
परदेशी , बी -4 , विश्वेश सोसाइटी | 1.62 करोड़ रुपए 

अनुमोदित की गई 
गुजरात कालोनी खोथूड , पुणे 
411038 
बुल्दाना अर्बन चैरिटेबल सोसाइटी | बुल्दाना जिला , महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
अग्रमहेश भवन , बी . डी . सी . सी . बैंक | विद्यालय और लड़कियों के 2729. 36 लाख रुपए की 
के पीछे, एसडब्ल्यूए, भोंडे सरकार | हॉस्टल का निर्माण लागत अनुमोदित की गई 
चौक, बुल्दाना -443001 महाराष्ट्र 

2729 . 36 लाख रुपए 
रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन , | समाज के आर्थिक रु.प से वित्त वर्ष 2016 -17 के लिए 
31, रामकृष्ण मठ रोड , माइलापोर, | कमजोर वर्गों की और अधिक 15.00 करोड़ रुपए की 
चेन्नई - 6000004 

लड़की छात्राओं को शिक्षा प्रदान लागत अनुमोदित की गई 
करने के लिए अतिरिक्त 
विद्यालय भवन का निर्माण 


43 


15 . 00 करोड़ रुपए 
| श्री घटिकाचला क्षेत्र भक्तजन | वृद्धाश्रम और स्वच्छ भारत वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
केनकार्य समाजम ( एसजीकेबीके | पहल 

3. 24 करोड़ रुपए की लागत 
समाजम ), संख्या 25, श्रीराम 

अनुमोदित की गई 
कालोनी , अभिरामनापुरम , चेन्नई- | 3. 24 करोड़ रुपए 
600018 
कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम | महिला अधिकारिता वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
मेथोडिस्ट सेंटर, पहला तल , 21 | 

34. 40 लाख रुपए की लागत 
वाईएमसीए रोड , मुम्बई सेंट्रल , | 34 . 40 लाख रुपए अनुमोदित की गई 
मुम्बई - 40008 
जनसेवा ट्रस्ट चेन्ननहल्ली, | जनसेवा ट्रस्ट 

वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
तावरकेरे होब्ली , बंगलुरु. 

19.00 करोड़ रुपए की 
562130 

19.00 करोड़ रुपए 

लागत अनुमोदित की गई 
पीरामल स्वास्थ्य मैनेजमेंट एंड | ( 1) हुब्लिक कॉल सेंटर ,कर्नाटक वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा तल , | (2) रायपुर कॉल सेंटर , छत्तीसगढ़ 49. 50 करोड़ रुपए की 

जी . के. क्लासिक्स , 8-3- 990 , प्लॉट | ( 3) रांची कॉल सेंटर , झारखण्ड लागत अनुमोदित की गई 
| न . 120, श्रीनगर कालोनी , | (4) जीओएपी- 275 वंस , आंध्र 


14 


15 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


हैदराबाद -500073 


प्रदेश 
( 5) हिमाचल प्रदेश - टेलीमेडिसिन 
___ सर्विसेस 
( 6) हिमाचल 

कॉल 
सेंटर / एमसीटीएस - एचपी 

हेल्थ इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन 
( 7) असम एमसीटीएस ( मदर एंड 
___ चाइल्ड ट्रैकिग सिस्टम ) 
( 8) झारखण्ड – रांची टीएमसी 
( 9) अरु. णाचल प्रदेश 
___ एमसीटीएस 
(10)प्लान इंडिया – एड्स कंट्रोल - 

राजस्थान 
( 11)विश फाउंडेशन - राजस्थान 

पीएचसी 


16 


49 .50 करोड़ रुपए 
| लोकसेवा वेलफेयर ट्रस्ट , सी - 66- बेरोजगार ग्रामीण महिलाओं के वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
302, सेक्टर 5, शांति नगर मीरा लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण , स्कूल |2. 82 करोड़ रुपए की लागत 
रोड ( ईस्ट ) ठाणे -400603 छोड़ने वालों को उद्यमिता अनुमोदित की गई 
महाराष्ट्र 

प्रशिक्षण 


18 


2. 82 करोड़ रुपए 
विद्यामंदिर ट्रस्ट तेलीबाग, मीरा नए विद्यालय भवन का वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
गेट के समीप पालनपुर - 385001, निर्माण/विस्तार 

17. 10 करोड़ रुपए की 
जिला बंसकांथा, नॉर्थ गुजरात 

लागत अनुमोदित की गई 

17. 10 करोड़ रुपए 
| इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन 19, कोलकाता का मध्याह्न भोजन वित्त वर्ष 2016 -17 के लिए 
जयवंत इंडस्ट्रियल एस्टेट 63, परियोजना 

1601.96 लाख रुपए की 
तारदेव रोड, तारदेव , मुम्बई 

लागत अनुमोदित की गई 
400034 

1601. 96 लाख रुपए 
टच ( टर्निंग ऑपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रिज स्कूल और बालग्राम वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
अपलिफ्टमेंट एंड चाइल्ड हेल्प ), परियोजना 

2. 60 करोड़ रुपए की लागत 
मार्फत आनंदराव पवार हाई स्कूल , | 

अनुमोदित की गई 
भूतल , एल . टी . रोड वजीरा नाका |2. 60 करोड़ रुपए 
बोरिवली वेस्ट, मुम्बई- 400091 
स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन , चाचा खेल के माध्यम से भारत निर्माण इस शर्त के अधीन वित्त वर्ष 
नेहरु . पार्क के पीछे मसाब टैंक, (बिट्स ) परियोजना 

2016- 17 के लिए 3.75 करोड़ 
हैदराबाद- 28 तेलंगाना 

रुपए की लागत अनुमोदित 
3. 75 करोड़ रुपए 

की गई कि सीएसआर 
निधियों में से किए गए 
अंशदान आयकर अधिनियम 
1961 की धारा 35कग के 


20 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तहत छूट के लिए पात्र नहीं 


होंगे 


अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरु. मौली चेरीटेबल हॉस्पीटल वित्त वर्ष 2016- 17 के लिए 
गुरु .पीठ त्रिम्बकेश्वर, जिला प्रोजेक्ट : समुदाय के लिए एकीकृत 3. 18 करोड़ रु. की लागत को 
नासिक -422212, महाराष्ट्र सामाजिक - आर्थिक स्वास्थ्य, शिक्षा अनुमोदित किया । 

और आवश्यक सुविधाओं का 
विकास 

3. 18 करोड़ रुपए 
कचार कैंसर हॉस्पीटल सोसायटी उत्तर पूर्वी भारत और आस -पास वित्तीय वर्ष 2016- 17 के 
मेहरपुर , सिलचर - 788015 कचार , कि राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 . 00 करोड़ रु . 
असम 

निर्धन रोगियों के कैंसर संबंधी (कॉपर्स निधि ) की लागत को 
उपचार की सहायता के लिए अनुमोदित किया 
कॉपर्स की स्थापना 


22 


23 


24 


20 . 00 करोड़ रु. (कॉपर्स निधि ) 
| सिलीगुड़ी बोधी भारती वोकेशनल गरीबी रेखा से नीचे ( बीपीएल ) वित्तीय वर्ष 2016- 17 के 
इन्स्टीट्यूट ( आर्ट एंड की महिलाओं और लड़कियों के लिए 1 .05 करोड़ रु. की 
क्राफ्ट )जे. सी . बोस रोड बाई लेन लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लागत को अनुमोदित किया 
प्रतिखा अपार्टमेंट दूसरा तल, माध्यम से रोजगार के अवसर 
हॉल्डिंग सं . 456/1/ 16/ वार्ड नं . सृजित करना । 
17, कॉलेज पारा, सिलीगुड़ी - 
734001 जिला दार्जीलिंग पश्चिम |1.05 करोड़ रु . 
बंगाल 
मोयार बंध ग्राम विकास केन्द्र, अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित वित्तीय वर्ष 2016- 17 के 
मुक्ति सिन्हा रोड स्कूल डांगा जाति और अल्पसंख्यक समुदाय लिए 43. 16 लाख रु. की 
डाकघर और जिला बांकुरा , पश्चिम के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लागत को इस शर्त के 
बंगाल - 722101 

मोतियाबिंद ग्रस्त नेत्र की अध्यधीन अनुमोदित किया 
शल्यचिकित्सा हेतु शिविर कि सीएसआर निधियों से 

किए गए अंशदान आयकर 
43. 16 लाख रु . 

अधिनियम 1961 की धारा 
35 क ग के तहत छूट के लिए 

पात्र नहीं होंगे। 
विश्व जन जागृति मिशन उत्सव उत्तराखण्ड राज्य में व्यावसायिक वित्तीय वर्ष 2016- 17 के 
शांति धाम 19, राज विहार ।। प्रशिक्षण और कौशल विकास लिए 208. 40 लाख रु. की 
चक्राता रोड देहरादून- 248001 संबंधी पहलों के लिए उत्कृष्टता लागत को अनुमोदित किया । 
उत्तराखंड 

किन्द्र की स्थापना 


25 


26 


208. 40 लाख रु . 
स्वर्ण भारत ट्रस्ट वेंटकचलम कौशल विकास केन्द्र व्यावसायिक वित्तीय वर्ष 2016- 17 के 
मंडलम श्री पोट्टिश्रीरामुलू नैल्लौर प्रशिक्षण केन्द्र , भेषज प्रशिक्षण लिए 19. 34 करोड़ रु. की 
जिला आंध्रप्रदेश -524320 किन्द्र और कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र लागत को अनुमोदित किया । 

19. 34 करोड़ रु . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IRY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


27 


28 


29 


30 


इन्फैन्ट इंडिया समीप बिंदुसार |“ आनंदवन " एचआईवी / एड्स ग्रस्त वित्तीय वर्ष 2016 -17 के 
बांध , राष्ट्रीय राजमार्ग ( एनएच - अनाथों के लिए पुर्नवास लिए 5. 93 करोड़ रु. की 
211 ) गांव व डाकघर पाली, परियोजना 

लागत को अनुमोदित किया । 
जिला- बीड़ , पिन -431122 
( महाराष्ट्र ) 

5. 93 करोड़ रु. 
वीरायतन , 

सामान्य लोगों या समाज के वित्तीय वर्ष 2016 - 17 के 
गांव व डाकघर राजगीर, जिला कमजोर वर्ग के व्यक्तियों में से 50 लिए 12. 00 करोड़ रु . की 
नालंदा, बिहार - 803116 प्रतिशत लोगों की नि : शुल्क लागत को अनुमोदित किया । 

उपचार तथा नेत्र और दंत शल्य 
चिकित्सा 

12. 00 करोड़ रु. 
भारतीय मानव विकास ट्रस्ट का मानसिक रु. प से विकलांग बच्चों वित्तीय वर्ष 2016- 17 के 
मानसिक रु. प से विकलांग बच्चों के लिए केन्द्र का भवन -निर्माण व लिए 3. 36 करोड़ रु. की 
के लिए विशेष स्कूल और विकास 

लागत को अनुमोदित किया । 
कार्यशाला प्लॉट सं . 137 , सेक्टर 
15, नजदीक शबरी होटल न्यू 3. 36 करोड़ रु . 
पानवेल (ईस्ट), तालुका पानवेल 
जिला राजगढ़- 410206, महाराष्ट्र 
आई जनहित बहुउद्देशीय सेवाभावी सहारा अनाथालय परिवार का “ वित्तीय वर्ष 2016- 17 के 
संस्था बालग्राम , गोविंदबाडी बालग्राम " - स्कल्प्टर ऑफ लाइफ लिए 2. 72 करोड़ रु. की 
डाकघर गेवराय तालुक गेवराय , | 

लागत को अनुमोदित किया । 
| जिला बीड महाराष्ट्र -4311272 .72 करोड़ रु . 
विकेकानंद केन्द्रीय विद्यालय विवेकानंद केन्द्र अध्यापक शिक्षा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 
अरु.णाचल प्रदेश ट्रस्ट ब्रीजी महाविद्यालय निर्जुली 1643. 43 लाख रु. 
मीडोज़ , पोस्ट बॉक्स 104 ( अरु . णाचल प्रदेश ) के लिए ( 1000. 00 लाख रु. की 
रिवरसाइड, दिब्रुगढ़-786001 |अवसंरचना का सृजन और निधि कार्पस निधि सहित ) की 
असम अनुरक्षण 

लागत को अनुमोदित किया 
1643. 43 लाख रु. (1000. 00 

लाख रु. की कार्पस निधि सहित ) 
कल्पतरु . फाउंडेशन एसएच. पी - कल्पतरु. ब्लाइंड कंट्रोल हॉस्पीटल वित्तीय वर्ष 2016-17 के 
10, समीप पी . एफ . कार्यालय 

लिए 8.50 करोड़ रु. की 
एम . आई. डी . सी सतपुर , नासिक - 8. 50 करोड़ रु . 

लागत को अनुमोदित किया । 
422005 
मानव सेवा समिति सहेरिया गरीबों को नि : शुल्क भोजन और वित्तीय वर्ष 2016-17 के 
धर्मशाला , सरकारी सामान्य दवाईयां 

लिए 20. 00 लाख रु. की 
अस्पताल , उदयपुर , राजस्थान 

लागत को अनुमोदित किया । 
313802 

20. 00 लाख रु . 
टाटा स्टील फाऊंडेश, वन फोर्ब्स नं . ओडिशा राज्य में गैर शिक्षित वित्तीय वर्ष 2016 - 17 के 
1 डॉ . वी . बी गांधी मार्ग फोर्ट, पिछड़े खंडो में 6 मॉडल स्कूलों का लिए 21.85 करोड़ रु. की 
मुम्बई- 400001 निर्माण 

लागत को अनुमोदित किया । 
21. 85 करोड़ रु. 


32 


33 


34 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


35 


36 


37 


38 


| संजीवनी भारती एजुकेशन सोशल अनाथ , जरु. रतमंद और दिव्यांग वित्तीय वर्ष 2016- 17 के 
एंड ग्राम विकास प्रतिष्ठान बच्चों के लिए संजीवनी भारती लिए 1005. 70 लाख रु . की 
सोनावाड़ी ( पी . एल ) डाकघर निराधार निराक्षित बालकाश्रम लागत को अनुमोदित किया । 
महकारी तालुका और जिला 
अहमदनगर महाराष्ट्र- 414002 1005.70 लाख रु . 
सूरत मानव सेवा संघ , छनयादो, जीवन ज्योत डायग्नोस्टिक एंड |वित्तीय वर्ष 2016- 17 के 
नया सिविल अस्पताल परिसर , हेल्थ सेंटर 

लिए 11. 50 करोड़ रु. की 
मजुरा गेट , सूरत - 395001, 

लागत को अनुमोदित किया । 
गुजरात 

11.50 करोड़ रु. 
एंड् पोवर्टी एम - 48, एफएफ साऊथ अलवर जिला , राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2016- 17 के 
सिटी1, गुडगांव, हरियाणा- संभरणीय आजीविका सृजन |लिए 10.50 करोड़ रु. की 
122002 10. 50 करोड़ रु . 

लागत को अनुमोदित किया । 
एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एंड गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक वित्तीय वर्ष 2016-17 के 
सोशल रिसर्च इन ओडिशा रु. प से कमजोर वर्गों के लिए लिए 4.57 करोड़ रु. की 
( एसवास्रो) सेवा विहार , डाकघर डिजीटलीकृत व्यावसायिक कौशल लागत को अनुमोदित किया । 
बुतुपल्ली वाया/ पुलिस स्टेशन बोध विकास प्रशिक्षण संस्थान 4.57 
ओडिशा -762014 

करोड़ रु . 
एसआरएफ फाऊंडेशन डी - 3 गली , 1. उड़ान - लड़कियों के लिए वित्त वर्ष 2016 - 17 के लिए 
वसंत विहार , नई दिल्ली - 110057 आवासीय शिक्षण सुविधा - 82. 50 49 . 32 करोड़ रु. ( परियोजना 

क्र.सं . (1 ) 82.50 लाख रु. 
2. स्कूल में पेय जल और (2) 15.00 करोड़ रु. (3) 
शौचालय सुविधाएं -15.00 करोड़ 3. 00 करोड़ रु. (4 ) 5.50 

करोड़ रु . ( 5 ) 25. 00 करोड़ 
3. ग्रामीण खेलकूद को प्रोत्साहन- रु.) 
3. 00 करोड़ रु . 
4. व्यावसायिक प्रशिक्षण - 5.50 
करोड़ रु. 
5. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन - 
25. 00 करोड़ रु . 


39 


लाख रु. 


||. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप 
धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की 
अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर , आयकर अधिनियम, 1962 के नियम11 ड के उप नियम (5 ) 
के अंतर्गत , नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संघों और संस्थानों से 
संबंधित परियोजनाओं/ स्कीमों को आगे और समयावधि के लिए बढ़ाने और/ अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की 
धारा 35 क ग के तहत छूट के लिए वर्तमान परियोजनाओं/स्कीमों की अनुमोदित लागत में वृद्धि के लिए अधिसूचित 
करती है । 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

सारणी 


| 


N 


क्र . | संस्था का नाम और | परियोजना या योजना | अधिसूचना सं ., तारीख और वैधता | लागत की 
सं . | पता 

के साथ संस्वीकृत लागत 

अधिकतम राशि 
और समिति द्वारा 
अनुसंशित 
अनुमोदन की 

बढ़ाई गई अवधि 
( 1 ) ( 2 ) (3 ) ( 4 ) 

(5 ) 
जन कल्याण मेडिकल | कैंसर रिसर्च होस्पाइस | • वर्ष 2013- 14 तक तीन वित्तीय | वित्तीय वर्ष 
सोसायटी , राष्ट्रीय | एंड डायलिसिस सेंटर | वर्षों की अवधि के लिए दिनांक | 2016- 17 के 
राजमार्ग 8 ए, 

03. 10 . 2011 का सां . आ . 2302 

लिए अनुमोदित 
मांडवी- भुज रोड, 

( अ); 4.50 करोड़ रु . 

लागत को 4.50 

• वित्तीय वर्ष 2016-17 तक तीन 
मांडवी -कच्छ, गुजरात 

करोड़ रु . से 
वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए 

बढ़ाकर 19. 50 
दिनांक 31. 07. 2014 का सां . आ . 

| करोड़ रु. करने के 
1949 ( अ .) 

लिए अनुमोदन 
ब्लाइंड पीपल्स | अंधे एवं विकलांगों के | • दिनांक 080.8. 2005 के सां०आ० | वित्तीय वर्ष 
एसोसिएशन , लिए विस्तृत पुनर्वास , |___ 1111( अ.) द्वारा वर्ष 2007-08 | 2016 - 17 के 
जगदीश चौक , चिकित्सा और मानव तक तीन वित्तीय वर्षों की अवधि |लिए लागत को 
सूरदास मार्ग, | संसाधन विकास | के लिए 2. 50 करोड़ रु.पये के | 18. 50 करोड़ 
वस्त्रपुर , अहमदाबाद - | सेवाए 

लिए ; 

| रु. पये से बढ़ाकर 
380015 

• दिनांक 03. 10. 2008 के सां०आ० | 23. 50 करोड़ 
गुजरात 

2394 ( अ० ) द्वारा परियोजना | रु. पये करने को 
लागत को 2. 50 करोड़ रु. पये से 

| अनुमोदन 
बढ़ाकर 6. 00 करोड़ रुपये करने के 
साथ - साथ वर्ष 2010- 11 तक तीन 
वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए; 
• दिनांक 27 . 12. 2011 के सां० आ० 

2885 ( अ० ) द्वारा परियोजना 
लागत को 6.00 करोड़ रु. पये से 
बढ़ाकर 11. 00 करोड़ रुपये करने 
के साथ - साथ वर्ष 2013-14 तक 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के 


लिए: 


• दिनांक 6. 1. 2015 के सां०आ० 92 
( अ० ) द्वारा वर्ष 2016-17 तक 
तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के 


लिए ; 


दिनांक 11. 2. 2015 के सां० आ० 
493 ( अ० ) द्वारा परियोजना 
लागत को 11 . 00 करोड़ रुपये से 
बढ़ाकर 18. 50 करोड़ रुपये कर 
दिया गया था ; 


3 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
श्री सत्य सांई बुक्स | श्री सत्य सांई मोबाईल | • दिनांक 28 .09. 2010 के सां०आ० 45 . 09 करोड़ 
एंड पब्लिकेशन ट्रस्ट , | मेडिकेयर परियोजना 2349 ( अ0) द्वारा वर्ष 2012-13 | रु .पये ( 38. 88 
धर्मक्षेत्र महाकाली 

तक तीन वित्तीय वर्षों की अवधि | करोड़ रुपये की 
केव्स रोड , अंधेरी 

के लिए 38.88 करोड़ रुपये की | कार्पस निधि 
( ईस्ट ), मुंबई 

कार्पस निधि सहित 45 .09 करोड़ 

| सहित ) की 

रुपये के लिए; 
400093 

अनुमोदित लागत 
दिनांक 17. 10. 2013 के सां०आ० | में कोई परिवर्तन 
3144 ( अ .) द्वारा वर्ष 2015-16 

किए बिना 
तक तीन वित्तीय वर्षों की अवधि | वित्तीय वर्ष 
के लिए; 

2016 - 17 के 
लिए अनुमोदित 
अवधि के विस्तार 
का अनुमोदन 


| कलकत्ता सेंटर 
| महावीर सेवा सदन 


कलकत्ता सेंटर , 
महावीर सेवा सदन , 
20, इकबालपुर लेन 
कोलकाता- 700023 


• दिनांक 24. 10 . 2016 के सां० आ० । | वित्तीय वर्ष 

3285 ( अ० ) द्वारा वर्ष 2007 -08 | 2016- 17 के 
तक तीन वित्तीय वर्षों की अवधि | लिए अनुमोदित 
के लिए 120. 00 लाख रु. पये के लागत को 
लिए ; 

120 . 00 लाख 
रु . पये से बढ़ाकर 
192.00 लाख 
रु . पये करने को 
अनुमोदन 


ओगावा सोसायटी , परियोजना दुर्बल - • दिनांक 18. 05. 2009 के सां० आ० | 12. 34 करोड़ 
हरदास नगर, कैम्पटी , उत्कर्ष " 

1250 ( अ० ) द्वारा वर्ष 2011 -12 रु. पये की 
जिला - नागपुर 

गडचिरोली और | तक तीन वित्तीय वर्षों की अवधि | अनुमोदित लागत 
441002 ( एम . एस ), | नागपुर ( महाराष्ट्र ) के | 

__ के लिए 12.34 करोड़ रु. पये के | में कोई परिवर्तन 
इंडिया 

लिए; 
नक्सलवादी क्षेत्रों के | 

किए बिना 
में भया और • दिनांक 09. 10. 2012 के सां० आ० | वित्तीय वर्ष 
भूमिहीन मजदूरों के 

2400 (अ .) द्वारा वर्ष 2014-15 | 2016 -17 के 
लिए बुनियादी 

तक तीन वित्तीय वर्षों की अवधि | लिए अनुमोदित 
सुविधाएं के लिए; 

अवधि के विस्तार 
का अनुमोदन 


चूंकि वित्तीय वर्ष 
2015- 16 पहले 
ही समाप्त हो 
चुका है, यह 
अधिसूचित किया 
जाएगा कि उक्त 
वित्तीय वर्ष 
2015- 16 के 
लिए कोई छुट 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


उपलब्ध नहीं 

zi 
III. यह अधिसूचना तत्संबंधी संस्थानों/ परियोजनाओं के सामने उल्लिखित परियोजना या स्कीमों बावत 
वित्तीय वर्ष के संबंध में और उस अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 
IV . ERT 35 tot ge den ene ohtuof safety Bite that (EUR ) 27 , 2014 at ART 135 
की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी । 

[9 1. # . 5/2017/91. . . 27015 /1/2017 - BłT(ET. FT.)] 

एस. आर . शर्मा, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department Of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st March , 2017 
S . O . 906 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (I) read with clause (b ) of the Explanation to 
Section 35 AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendation of the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , hereby notifies the institutions approved by the said 
National Committee, mentioned in column ( 2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes 
specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the said 
Table , and also specified in the column (4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as 
deduction for the period of approval under the said Section 35 AC of the I. T . Act, 1961 namely : 

TABLE 


the 


No . 


Name 

of 
Institution /Organization 


Project or scheme and estimated cost Maximum amount of cost to be 
thereof 

allowed as deduction under section 
35AC and period of approval 


(2 ) 


( 3 ) 


Approved the cost of Rs. 7.47 crore 
for financial year 2016 - 17 


The Development for Women 
Programme Centre 
ThoubalWangmataba 
P . O . Thoubal District Thoubal 
Manipur795138 


Establishment of Home for Orphan and 
differently abled children , residential 
school, vocational training and health 
care centre and rehabilitation centre at 
Thoubal District, Manipur 
Rs. 7 .47 crore 
Socio Economic development of Rural 
Area through skill up - gradation training 
& vocational education – Education 
Infrastructure development project. 
Rs. 5 . 00 Crore 


Approved the cost of Rs. 5 .00 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Frank Moraes Foundation 
Flate No.3- E , Second Floor 
Settlpur Mansor, 
2 Sivasamy street 
Mylapore, 
Chennai-600004 
Maharaja Agrasen Hospital 
Charitable Trust 
West Punjabi Bagh , 
Rohtak Road , 
New Delhi- 110026 


Maharaja Agrasen University 
Rs. 30 . 00 Crore 


Approved the cost of Rs. 30 .00 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Dhanwanthari Athura Seva Kendram 
(DASK ) 
Rs. 3.37 Crore 


Approved the cost of Rs. 3 .37 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Sevabharthi Kozhikode 
Madhavakripa , Chalapuram 
Kozhikode 
Kerala -673002 
Changing Lives Transforming 
India (CLTI) , 
Millat Colony, Kanke, 
Ranchi- 834006 


( 1) Mushroom Production Training & Approved the cost of Rs. 17 .87 lakh 
Organic Kitchen 

for financial year 2016 - 17 
Garden & Organic Roof Top Garden 
Training 
(2 ) Plantation 
Rs. 17 . 87 lakh 
( 1) The Central Himalayan Microfinance | Approved the cost of Rs.20. 91 crore 
Education and Livestock initiative - Rs. 


| Himmotthan Society 
65 , Phase II, Vasant Vihar 


[ HTT II - 2005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


Dehradun 
Uttarakhand - 248006 


13 .03 crore 
(2 ) Integrated village Development 
project - Rs. 4 .60 Crore 
( 3 ) Water, Sanitation , Hyegine and 
Livelihoods (Wash plus) - Rs. 3 .28 crore 


[Project at Sl. No. ( 1) Rs. 13.03 crore 
( 2 ) Rs.4 .60 Crore 
( 3) Rs. 3.28 crore ] 
for financial year 2016 - 17 


Approved the cost of Rs. 5 .02 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Rehabilitation of homeless & socio 
economically poor people with mental 
illness roadside destitute . 
Rs. 5 .02 Crore 


Shree Amrutvahini Gramvikas 
Mandal 
Sai Ro - Bangalows, 
B -4 , Anandnagar 
Sahyadri Chowk, Behind Wasan 
Automobiles , Navanagapur MIDC 
Ahmednagar -414111 
Prabha Hira Pratishthan , 
Pandharpur 
4588/ 1 , Gatade Plot 
Old Karad Naka 
TAL : Pandharpur 
District Solapur 
Maharashtra - 413304 


Approved the cost of Rs. 21.91 crore 
for financial year 2016 - 17 


Matruvan Project - Care , Support, 
Education and Training of HIV infected 
children from Western Maharashtra and 
Northern Karnataka 
Rs. 21.91 crore 


Eye Foundation 
Rs. 1 .62 Crore 


Approved the cost of Rs. 1.62 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Lions Club of Poona Eye 
Foundation 
C /o Yogesh J Pardeshi 
B -4 , Vishwesh Society 
Gujarat Colony 
Khothrud Pune -411038 
Buldana Urban Charitable Society 
Agramahesh Bhawan , 
Opp. B . D . C . C . Bank , 
Swa, Bhonde Sarkar Chowk , 
Buldana-443001 Maharashtra 


Construction of School Building & Girls 
Hostel at Buldana District, Maharashtra 
Rs. 2729 . 36 lakh 


Approved the cost of Rs. 2729 .36 
| lakh for financial year 2016 - 17 


Approved the cost of Rs . 15 .00 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Ramakrishna Math and 
Ramakrishna Mission 
31 , Ramakrishan Math Road 
Mylapore , 
Chennai -600004 


Construction of additional school 
building to provide education to more 
number of girls students belonging to 
economically weaker sections of the 
society 
Rs. 15 .00 Crore 


Old Age Home & Swatch Bharat 
initiative 
Rs. 3 .24 crore 


Approved the cost of Rs. 3.24 crore 
for financial year 2016 - 17 


Sri Ghatikachala Kshetra 
Bhaktajana 
Kainkarya Samajam (SGKBK 
Samajam ) 
No.25 , Sreeram Colony 
Abhiramanapuram , 
Chennai-600018 


Women Empowerment 
Rs. 34.40 lakh 


Approved the cost of Rs. 34 .40 lakh 
for financial year 2016 - 17 


Community Outreach Programme 
Methodist Centre , 1st Floor 
21 YMCA Road , 
Mumbai Central 
Mumbai- 40008 


Janaseva Trust 
Rs . 19 .00 Crore 


Approved the cost of Rs. 19 .00 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Janaseva Trust 
Chennenahalli, 
Tavarekere Hubli 
Bangalore - 562130 
Piramal Swasthya Management 
and Research Institute 
3rd Floor, G . K . Classics 
8 - 3 - 990 , Plot No. 120 , Srinagar 
Colony 
Hyderabad -500073 


Approved the cost of Rs. 49 .50 crore 
for financial year 2016 - 17 


| (1 ) Hublic Call Centre, Karnataka 
( 2) Raipur Call Centre , Chattisgarh 
( 3 ) Ranchi Call Centre, Jharkhand 
(4 ) GOAP - 275 Vans , Andhra Pradesh 
(5 ) Himachal Pradesh – Telemedicine 
Services 
(6 ) Himachal Call Centres/MCTS – HP 
health Information Helpline 
(7 ) Assam MCTS (Mother & Child 
Tracking System ) 
(8 ) Jharkhand – Ranchi TMC 
(9 ) Arunachal Pradesh – MCTS 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


( 10 ) Plan India - AIDS Control - 
Rajasthan 
(11) Wish Foundation - Rasjasthan PHCs 
Rs. 49.50 crore 


Approved the cost of Rs. 2 .82 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Vocational Training for unemployed 
Rural Women , Entrepreneurship training 
to school leavers 
Rs. 2 .82 Crore 


Lokseva Welfare Trust , 
C -66 - 302 , Sector 5 , Shanti Nagar 
Mira Road ( East ) Thane -400603 
Maharashtra 
Vidyamandir Trust 
Teleybaugh , Near Mira Gate 
Palanpur- 385001 
District Bansakantha , 
North Gujarat 
Iskcon Food Relief Foundation 
19 , Jaywant Industrial Estate 
63, Tardeo Road , 
Tardeo , Mumbai -400034 


Construction of New School 
Building/Expansion 
Rs. 17 .10 Crore 


Approved the cost of Rs. 17 . 10 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Midday meal project of Kolkatta 
Rs . 1601. 96 lakh 


Approved the cost of Rs. 1601 .96 
lakh for financial year 2016 - 17 


Bridge School and Balgram Project 
Rs. 2.60 Crore 


Approved the cost of Rs. 2 .60 Crore 
for financial year 2016 - 17 


TOUCH ( Turning Opportunities 
for Upliftment and Child Help ) 
c /o Anandrao pawar High Schol 
Ground Floor, L . T . Road , Vazira 
Naka 
Borivali West, 
Mumbai-400091 
Sports Coaching Foundation 
Opp . Cha-cha Nehru Park 
Masab Tank , 
Hyderabad - 28 
Telengana 


Build India Through Sports (BITS ) 
project 
Rs. 3.75 Crore 


Approved the cost of Rs. 3.75 Crore 
for financial year 2016 - 17 subject to 
the condition that contributions made 
out of CSR Funds will not qualify for 
exemption u /s 35AC of the I. T . Act 


1961 


Approved the cost of Rs. 3. 18 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Gurumauli Charitable Hospital Project: 
development of integrated socio – 
economical health , education and 
essential facilities for community 
Rs. 3 . 18 Crore 


Approved the cost of Rs. 20 .00 Crore 
(Corpus Fund) for financial year 
2016 - 17 


Akhil Bhartiya Shree Swami 
Samarth Gurupeeth 
Trimbkeshwar, 
Dist- Nashik - 422 212 , 
Maharashtra . 
The Cachar Cancer Hospital 
Society 
Meherpur, 
Silchar- 788015 
Cachar, Assam 
Siliguri Bodhi Bharati Vocational 
Institute (Art & Craft) 
J. C . Bose Road Bye Lane 
Pratikha Apartment 
2nd Floor, Holding No.456 / 1/16 , 
Ward No. 17 , College Para 
Siliguri-734001, District 
Darjeeling 
West Bengal 
Moyarbandh Gram Bikash Kendra 
Mukti sinha Road 
School Danga 
P . O . & District Bankura 
West Bengal- 722101 


Establishment of Corpus to support 
cancer treatment of poor patients from 
rural areas of North East India and its 
adjoining states 
Rs. 20 .00 Crore (Corpus Fund ) 
Creation of Employment opportunities 
for women and Girls s through 
Vocational Courses Below Poverty Line 
( BPL ) 
Rs. 1 .05 Crore 


Approved the cost of Rs. 1.05 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Cataract Eye Operation Camp for Low 
IncomeGroup people of tribal, scheduled 
caste and minority communities 
Rs. 43. 16 Lakh 


Approved the cost of Rs. 43. 16 Lakh 
for financial year 2016 - 17 subject to 
the condition that contributions made 
out of CSR Funds will not qualify for 
exemption u /s 35AC of the I. T . Act 
1961 


Approved the cost of Rs. 208.40 
Lakh for financial year 2016 - 17 


Vishwa Jan Jagriti Mission 
Utsav Shanti Dham 
19 , Raj Vihar II Chakrata Road 
Dehradun - 248001 Uttarakhand 


Setting up Centre of Excellence for 
Vocational Training & Skill 
Development initiatives in the state of 
Uttarakhand 
Rs . 208.40 Lakh 


Swarna Bharat Trust 
Ventakachalam Mandalam 


Approved the cost of Rs. 19 .34 Crore 


Skill Development Training , Vocational 
Training Centre , Pharma Training Centre 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


[ HTT II – DUS 3 ( ii ) ] 

Sri Pottisriramulu Nellore District 
Andhra Pradesh -524320 


Infant India 
Near Bindusara Dam , NH -211, 
At Post-Pali, Dist-Beed , 
Pin -431 122 (Maharashtra ) 


| and Computer training Centre 

for financial year 2016 -17 
Rs. 19 . 34 Crore 
“ Anandvan ” HIV / AIDS infected orphans | Approved the cost of Rs.5 .93 crore 
rehabilitation project 

for financial year 2016 - 17 
Rs.5 .93 crore 


Approved the cost of Rs. 12 .00 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Veerayatan , 
At & Post Rajgir , 
District Nalanda , 
Bihar - 803 116 


Free of cost treatment and eye and dental 
surgery to 50 % of public in general or 
individuals belonging to weaker sections 
of the society 
Rs. 12.00 Crore 
Construction of building and 
development of centre for Mentally 
retarded children 
Rs. 3. 36 Crore 


Approved the cost of Rs. 3.36 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Bhartiya Manav Vikas Trust s 
Special School & work shop for 
mentally challenged Children 
Plot No.137 , Sector 15 , Near 
Shabari Hotel New Panvel ( E ), 
Taluka Panvel 
District Rajgad -410206 , 
Maharashtra 
Aai Janhit Bahu -uddeshiya 
Sevabhavi Sanstha 
AT Balgram , Govindwadi 
Post Georai 
TQ Gevrai, District Beed 
Maharashtra -431127 
Vivekananda Kendra Vidyalayas 
Arunachal Pradesh Trust 
“ Breezy Meadows” 
Post Box 104 
Riverside, 
Dibrugarh - 786001 
Assam 


Sahara Anathala Parivar’ s “ Balgram - 
” Sculptor of life 
Rs. 2 .72 Crore 


Approved the cost of Rs. 2 .72 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Creation of infrastructure & maintenance | Approved the cost of Rs. 1643 .43 
fund for Vivekanand Kendra College of Lakh ( including Rs. 1000.00 lakh as 
Teacher Education Nirjuli ( Arunachal Corpus Fund) for financial year 2016 
Pradesh ) 
Rs. 1643.43 Lakh (including Rs. 1000 .00 
lakh as Corpus Fund) 


Kalptaru Blind Control Hospital 
Rs. 8 .50 crore 


Approved the cost of Rs. 8 .50 crore 
for financial year 2016 - 17 


Free meals and medicines to the poor 
Rs. 20 .00 Lakh 


Approved the cost of Rs. 20 .00 Lakh 
for financial year 2016 - 17 


Kalptaru Foundation 
Sh . P - 10 , Near P . F . Office 
M .I.D . C . Satpur, 
Nashik -422005 
Manav Seva Samiti 
Saheria Dharamshala , 
GovernmentGeneral Hospital, 
Udaipur 
Rajasthan 313802 
Tata Steel Foundation 
6th Floor, One forbes No. 1 , 
Dr. V . B . Gandhi Marg 
Fort,Mumbai-400001 


Approved the cost of Rs. 21.85 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Construction of 6 Model schools in Non - 
educated backward blocks in the state of 
Odisha 
Rs. 21. 85 Crore 
Sanjeevani Bharti Niradhar Nirashit 
Balakashram for orphan , needy and 
handicapped children 
Rs. 1005 .70 Lakh 


Approved the cost of Rs. 1005 . 70 
Lakh for financial year 2016 - 17 


Sanjivani Bharti Education Social 
and Gram Vikas Pratishthan 
Sonewadi (P .L .) Post. Mehekari 
Tal & District Ahmednagar 
Maharashtra 414002 


Jivan Jyot Diagnostic & Health Centre 
Rs. 11 .50 Crore 


Approved the cost of Rs. 11 .50 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Surat Manav Seva Sangh , 
Chhanyado , New Civil Hospital 
Campus, 
Majura Gate, Surat- 395001, 
Gujarat 


End Poverty 
M - 48 , FF South City 1 
Gurgaon , Haryana- 122002 


Approved the cost of Rs. 10 .50 Crore 
for financial year 2016 - 17 


Sustainable Livelihood Creation in Alwar 
District, Rajasthan 
Rs. 10 .50 Crore 
Establishment of Digitalized Vocational 
Skill Development Training Institute for 
the BPL and EWS 


Association for Social Work and 
Social Research in Orissa 
( ASWASRO ) 


Approved the cost of Rs. 4 .57 Crore 
for financial year 2016 - 17 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Rs. 4 .57 Crore 


AT -Seva Vihar, 
P . O . Butupalli 
Via /PS – Boudh 
Odisha - 762014 


39 


SRF Foundation 
D - 3 Street, Vasant Vihar 
New Delhi- 110057 


1. Udaan - Residential learning facility 
for Girls - Rs. 82 .50 Lakh 
2 . Drinking water & Toilet facilities in 
school - Rs. 15 . 00 Crore 
3 . Rural Sports Promotion -Rs. 3 .00 
Crore 
4 . Vocational Training - Rs. 5 .50 Crore 
5 . Natural Resources Management -Rs. 
25 . 00 Crore 


Approved the cost of Rs. 49.32 crore 
(Project at Sl. No . ( 1) Rs. 82 .50 Lakh 
( 2 ) Rs. 15 .00 Crore ( 3 ) Rs. 3 .00 Crore 
(4 ) Rs. 5 .50 Crore (5 ) Rs. 25 . 00 
Crore ) for financial year 2016 - 17 


II . In exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (b ) of the Explanation to Section 35 AC of 
the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment, on the recommendation of the National Committee for 
Promotion of Social and Economic Welfare , under sub -rule (5 ) of Rule 11M of the Income Tax Rules , 1962 hereby 
notifies the extension of the projects /schemes for a further period and /or enhanced sanctioned cost for the existing 
projects/schemes for exemption under section 35 AC of the Income Tax Act, 1961, in respect of the associations and 
institutions approved by the said National Committee , mentioned in the Table below . 

TABLE 


Si. 


Name & address Project or scheme 
of the Institution 


Notification No . and date and Maximum amount of 
sanctioned cost with validity 

cost and extended 
period of approval 
recommended by the 
Committee 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Cancer Research 
Hospice & Dialysis 
Centre. 


S . O .2302 (E ) dated 3. 10 .2011 for 
a period of three financial year 
till 2013 - 14 ; for Rs.4 .50 crore 
S .O . 1949( E ) dated 31.07 .2014 
for a period of three financial 
year till 2016 - 17 . 


| Approved enhancement 
of cost from Rs. 4 .50 
crore to Rs 19 .50 crore 
for the financial year 
2016 - 17 . 


Jan Kalyan 
Medical Society , 
National Highway 
8A , Mandvi-Bhuj 
Road , 
Mandvi-Kutch , 
Gujarat. 
Blind people s 
Association 
Jagdish Chowk 
Surdas Marg , 
Vastrapur, 
Ahmedabad – 380 
015 
Gujarat . 


Comprehensive 
rehabilitation , 
medical & human 
resource 
development 
services for the 
blind and disabled . 


S . O . 1111 ( E ) dated 8 .08 .2005 for Approved 
three financial years till 2007 -08 | enhancement of cost 
for Rs. 2 .50 crore ; 

from Rs. 18 .50 crore 
S . O . 2394 ( E ) dated 03 . 10 .2008 

to Rs. 23.50 crore for 
for three financial years till 

the financial year 
2010 - 11 alongwith enhancement 

2016 - 17 
in the project cost from Rs. 2 .50 
crore to Rs. 6 .00 crore ; 
S . O . 2885 dated 27 .12 .2011 for a 
period of three financial years till 
2013 - 14 alongwith enhancement 
in the project cost from Rs.6 .00 
crore to Rs. 11.00 crore ; 
S . O . 92 dated 6 . 1. 2015 for a 
period of three financial years till 
2016 - 17 ; 
S . O . 493 dated 11.2 . 2015 the 
project cost was enhanced from 
Rs. 11.00 crore to Rs. 18 .50 crore ; 
S .O . No . 2349 ( E ) dated 

Approved extension of 
28 .09 .2010 for a period of three period of approval for 
financial years till 2012 - 13 for 

the financial year 
Rs. 45 .09 crore including a 


Sri Sathya Sai 
Books & 
Publication Trust, 
DharmakshetraM 


Sri Sathya Sai 
Mobile Medicare 
Project 


[ HTT II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


ahakali Caves 
road , 
Andheri (East), 
Mumbai 
400 093 


corpus fund of Rs. 38 .88 crore ; 
S . O . No. 3144 (E ) dated 
17 . 10 . 2013 for a period of three 
financial years till 2015 - 16 . 


2016 - 17 without any 
change in the approved 
cost of Rs. 45.09 crore 
(including a corpus 
fund of Rs. 38 .88 
crore ) 


4 


Calcutta Centre 
Mahavir Seva 
Sadan 
20 , Ekbalpur Lane 
Kolkatta -700023 


Calcutta Centre 
Mahavir Seva 
Sadan 


S . O . 3285 dated 24 . 10 . 2016 for a | Approved 
period of three financial years till enhancement of cost of 
2016 - 17 for Rs. 120 . 00 lakh . project from Rs. 

120 .00 lakh to Rs. 
192.00 lakh . 
for the financial year 
2016 - 17 


Ogawa Society , 
Hardas Nagar, 
Kamptee , 
Dist-Nagpur 
441002 ( M .S ), 
India 


Project “ DURBAL 
UTKARSH ” 
Essential facilities 
for formerly bonded 
and landless 
labourers in 
Naxalite area of 
Gadchiroli and 
Nagpur 
(Maharashtra ) 


S .O .No. 1250 (E ) dated 
18 .05 . 2009 for a period of three 
financial year till 2011 - 12 for 
Rs. 12 .34 crore ; 
S . O .No . 2400 ( E ) dated 
9 . 10 . 2012 for a period of three 
financial year till 2014 - 15 . 


Approved extension of 
period of approval for 
the financial year 
2016 - 17 without any 
change in the approved 
cost of Rs. 12 . 34 crore 


Since the financial year 
2015 - 16 has already 
lapsed , it would be 
notified that no 
exemption shall be 
available for the said 
financial year 2015 - 16 . 


III. This notification shall remain in force for the period of and in relation to financial year in respect of the projects or 
schemes mentioned above against the respective institutions/projects . 
IV . The exemption u/s 35 AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the 
Companies Act and Companies (CSR ) Rules , 2014 . 


[F . No. 5/ 2017/ F . No. V.27015/1/ 2017- SO (NAT .COM )] 

S . R . SHARMA, Director (National Committee ) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


SARVESH KUMAR 
SRIVASTAVA 


Digitally signed by SARVESH 
KUMAR SRIVASTAVA 
Date: 2017.03. 23 22: 37:34 + 05 30 


